निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 74) पटना, बुधवार , 23 जनवरी 2019 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 

अधिसूचना 

22 जनवरी 2019 
सं० 3 / वि.4 - 88 / 2018 – 107 – स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या - 1241 
( 2) दिनांक 22.12.1995 द्वारा डॉ0 पूनम रमण, चिकित्सा पदाधिकारी (बिहार चिकित्सा सेवा) को अगले 
आदेश तक के लिए राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना में 
पदस्थापित किया गया था । उक्त आदेश के आलोक में डॉ0 पूनम रमण द्वारा दिनांक 26.12.1995 के 
पूर्वाह्न में अपने पद पर राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना में 
योगदान दिया गया । 

विभागीय अधिसूचना संख्या - 442 दिनांक 30.06. 2003 द्वारा डॉ0 पूनम रमण, चिकित्सा 
पदाधिकारी (बिहार चिकित्सा सेवा ) की सेवा स्वस्थ्य विभाग को वापस की गई । किन्त विभागीय 
अधिसूचना सं0 549 दिनांक 25.07.2003 द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए इन्हे चिकित्सा 
पदाधिकारी (बिहार चिकित्सा सेवा ) के रूप में पुन: राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, 
राजेन्द्र नगर, पटना ( बी. पी.सिन्हा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , बिहार, पटना ) पदस्थापित किया 
गया । 

वर्तमान में राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , राजेन्द्र नगर , पटना ( बी . पी . 
सिन्हा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , बिहार, पटना) वर्ष 2004 से ही शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम बन्द है 
तथा एन. सी . टी .ई. एक्ट , 1993 के तहत् आवश्यक मापदण्ड के अभाव में अब तक महाविद्यालय पुनः 
आरम्भ करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । 

___ अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलेक में सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ0 पूनम रमण , चिकित्सा 
पदाधिकारी (बिहार चिकित्सा सेवा ) की सेवा उनके पैतृक विभाग स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना में 
वापस की जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 जनवरी 2019 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 74 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


